पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09/ 2010- 2012. " 


शासन 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2 -22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


सत्यमरजप्त 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 12 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 18 जनवरी 2012 - पौष 28 , शक 1933 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012 


क्रमांक 368 / डी. 19 / 21 - / प्रा ./ छ . ग ./ 12. - छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07 - 01 - 2012 
को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . पी . पाराशर, उप - सचिव . 


. 


23 


24 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2012 


- छत्तीसगढ़ अधिनियम 

( क्रमांक 5 सन् 2012 ) 
. छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य 

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) ( संशोधन ) अधिनियम, 2011 


छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) को संशोधित करने हेतु अधिनियम. 


भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित 
. . 


. 


हो : - 


संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 


1. 


( 1 ) 


यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) ( संशोधन ) अधिनियम, 2011 कहलायेगा . 


( 2 ) 


यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे. राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा, नियत करे. 


धारा 4 का संशोधन. 


2. . 


. 


छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( एक ) 
के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : 


“ ( एक ) प्रथम, द्वितीय , तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर , किसी भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने 

वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत : - . 
अनुसूचित जाति 

12 प्रतिशत 
अनुसूचित जनजाति 32 प्रतिशत 
अन्य पिछड़े वर्ग . . . 14 प्रतिशत " 


रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012 


क्रमांक 368 / डॉ . 1921 - अप्रा. छ. 4 : 12 . -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोक 
सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) ( संशोधन ) अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 5 सन् 
. 2012 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . पी . पाराशर , उप - सचिव . 


. 


EST HITS 1697, ferih 18 mai 2012 


24 ( 1 ) 


. 


CHHATTISGARH ACT 

(No. 5 of 2012 ) 


THE CHHATTISGARH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON , ANUSUCHIT JAN 
JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN ) 

(SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2011 


An Act to amend the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan 
Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) Adhiniyam , 1994 (No. 21 of 
1994 ). 


Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty -second Year of the Re 
public of India as follows : 


1. 


(1 ) 


and 


This Act may be called the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon , 
Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) 
Sanshodhan Adhiniyam , 2011. 


Short title 
commencement. 


( 2 ) 


It shall come into force on such date as the State Government may, by 
notification , appoint. 


In Section 4 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan 
Jaliyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan ) Adhiniyam , 1994 (No. 21 of 
1994 ), for clause (i ) of sub - section (2 ), the following shall be substituted , namely : -- 


Amendment 
Section 4 . 


" ( i) 


at the state level, the following percentage of vacancies arising in a recruit 
ment year in class I, II , III and IV posts : -- 


Scheduled Castes 
Scheduled Tribes 
Other Backward Classes 


12 percent 
32 .percent 
14 percent" 


संचालक. मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2012. 


